निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 12 मई 2010 


( सं० पटना 316 ) 


सं0 भवन / स्था . 01 - विविध - 744/ 2007 - 3616 ( भ . ) 

भवन निर्माण विभाग 

- - - - - - - 

संकल्प 

10 मई , 2010 
विषय — बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व निबंधित संगम अनुच्छेद ( Articles of 

Association ) एवं संगम ज्ञापन ( Memorandum of Association) की संशोधनों के साथ 
दिनांक 27 अप्रील 2010 के प्रभाव से स्वीकृति तथा इसका नाम परिवर्तित कर बिहार राज्य भवन 
निर्माण निगम लिमिटेड ( Bihar State Building Construction Corporation Limited ) गठित 
करने के सम्बन्ध में । 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी योजनाओं के 
क्रियान्यवन हेतु एक स्पेशल परपस व्हीकल [ S . P . V .] के स्थापना की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 
19 जनवरी 2008 को दिये जाने के फलस्वरूप भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 854 ( भ ) , दिनांक 31 
जनवरी 2008 द्वारा बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था । उक्त 
स्वीकृति के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वीकृत अनेक परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण 
करने के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुये भारतीय कम्पनी अधिनियम , 1956 के अर्न्तगत एक लोक सीमित 
कम्पनी के रूप में बिहार स्टेट हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निबंधन कराया गया था , परन्तु 
इस कम्पनी के निबंधित संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन , उद्देश्यों ( Objects ) , प्राधिकृत पूँजी ( Authorized 
Capital ) एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन नहीं प्राप्त किया जा सका था । 

2. इस बीच भवन निर्माण विभाग द्वारा एक अन्य लोक सीमित कम्पनी, बिहार राज्य भवन निर्माण 
निगम लिमिटेड के गठन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा अपनी सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि 
प्रस्तावित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के गठन के पश्चात् पूर्व में सृजित स्पेशल परपस व्हीकल , 
बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को समाप्त कर दिया जायेगा तथा पूर्वोक्त दोनों 


CO 


बिहार गजट ( असाधारण), 12 मई 2010 
कम्पनियों में से सिर्फ एक कम्पनी ही अस्तित्व में रहेगी और बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन 
लिमिटेड का आस्तियों एवं दायित्वों सहित प्रस्तावित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में विलय कर 
दिया जायेगा। तद्नुसार बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के समापन और बिहार राज्य 
भवन निर्माण निगम लिमिटेड के गठन के प्रस्ताव पर विधि विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि बिहार 
हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन का समापन कर नये कॉरपोरेशन के गठन करने के स्थान पर भारतीय 
कम्पनी अधिनियम , 1956 के सुसंगत धाराओं के अधीन पुराने कॉरपोरेशन का नाम , संगम ज्ञापन एवं संगम 
अनुच्छेद , उद्देश्यों , प्राधिकृत पूंजी इत्यादि में आवश्यक संशोधन कर नये कॉरपोरेशन के कार्य क्षेत्र को विस्तारित 
कर लिया जाए । इससे पुराने कॉरपोरेशन का समापन करने की कार्रवाई भी नहीं करनी होगी तथा विस्तारित 
कार्य क्षेत्र के साथ पुराने कॉरपोरेशन के समतुल्य नया कॉरपोरेशन भी अस्तित्व में आ जायेगा । उक्त प्रस्ताव 
पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की अपनी बैठक में दी गई स्वीकृति के फलस्वरूप बिहार 
हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम , संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन , उद्देश्यों , प्राधिकृत 
पूंजी इत्यादि में निम्नांकित महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ और बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन 
लिमिटेड के समस्त आस्तियों एवं दायित्वों ( Assets and Liabilities ) का विलय करते हुये बिहार राज्य 
भवन निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया जाता है : 

___ ( i) बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व निबंधित संगम अनुच्छेद के 
अनुच्छेद -| में कम्पनी के नाम के स्थान पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड प्रतिस्थापित किया जाता 


है । 


__ ( ii ) बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व निबंधित संगम ज्ञापन में कम्पनी 
के उद्देश्यों से सम्बन्धित अनुच्छेदों में जहाँ - जहाँ स्वास्थ्य विभाग के परियोजनाओं के निर्माण का उल्लेख है 
वहाँ- वहाँ उसे सरकार के सभी विभागों से प्रतिस्थापित किया जाता है । तद्नुरूप नवगठित बिहार राज्य भवन 
निर्माण निगम लिमिटेड का कार्यक्षेत्र विस्तारित हो जायेगा । नवगठित निगम स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के परियोजनाओं के 
साथ - साथ राज्य सरकार के सभी विभागों के भवन निर्माण संबंधी कार्यों का सम्पादन करेगा। इसी प्रकार 
बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संगम अनुच्छेद के वैसे सभी अनुच्छेदों में जहाँ- जहाँ 
स्वास्थ्य विभाग के परियोजनाओं का उल्लेख है , वहाँ - वहाँ सभी विभागों के परियोजनाओं से प्रतिस्थापित किया 
जाता है। तद्नुरूप नवगठित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का प्रबंधन किया जाएगा । 

(iii ) नवगठित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का प्राधिकृत पूंजी रूपये 5 करोड़ 
अधिकतम होगा जिसे घटाया या बढ़ाया जा सकेगा और जो बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन 
लिमिटेड द्वारा पूर्वधारित प्राधिकृत पूंजी के रूप में नवगठित निगम को प्राप्त होगा । इस नवगठित निगम का 
समागत पूँजी (Paid - up Capital ) न्यूनतम रूपये पाँच करोड़ होगा जो नवगठित निगम को उपलब्ध कराया 
जाएगा । नवगठित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्राधिकृत पूँजी , समागत पूँजी इत्यादि से 
संबंधित विस्तृत प्रावधान राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की बैठक में अनुमोदित इस निगम के 
संगम अनुच्छेद के खंड - II , III , IV , V , VI एवं VII में वर्णित हैं । 

( iv) नवगठित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट 
कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल हेतु निर्धारित निदेशकों की अधिकतम संख्या 6 और न्यूनतम संख्या 3 
से संबंधित अनुच्छेद को संशोधित कर उसके स्थान पर अधिकतम संख्या 11 एवं न्यूनतम संख्या 5 प्रतिस्थापित 
किया जाता है । उपरोक्त 11 निदेशकों में से 9 निदेशक निम्नांकित होंगेः 

(i) अध्यक्ष-विकास आयुक्त , बिहार ; 
( ii ) प्रबंध निदेशक - प्रशासन, अभियंत्रण , वित्त एवं प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले निदेशक मंडल 

के किसी एक निदेशक जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ; 
(iii ) निदेशक - प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग , बिहार सरकार ; । 
(iv ) निदेशक - प्रधान सचिव / सचिव , पथ निर्माण विभाग , बिहार सरकार ; 
( v ) निदेशक - प्रधान सचिव / सचिव , भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार ; 
( vi ) निदेशक - अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव , भवन निर्माण विभाग ; 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 मई 2010 


(vii) निदेशक - परियोजना प्रबंधन के विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा; 
( viii ) निदेशक - वित्त के विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा ; 
(ix ) निदेशक- भवन निर्माण के विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा । 

परन्तु राज्यपाल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य सरकार के सचिव स्तर के ( सुपर सलेक्शन ग्रेड ) के 
एक पदाधिकारी को निगम का अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जा सकेगा । 

निदेशक मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति , शक्तियाँ एवं कार्य संबंधी विस्तृत प्रावधान राज्य मंत्रिपरिषद् 
द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की बैठक में अनुमोदित इस निगम के संगम अनुच्छेद के खंड - XIV में वर्णित 

। इस निगम के संगम अनुच्छेद के खंड - XIII में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर 
सकेगा और इस निगम के निदेशक मंडल की शक्तियों एवं कृत्यों संबंधी अन्य विस्तृत प्रावधान राज्य 
मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की बैठक में अनुमोदित निगम के संगम अनुच्छेद के खंड - VIII, 
IX , X , XI, XII एवं XVIII में वर्णित हैं । 

( v ) नवगठित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक के स्तर पर एक 
सचिवालय ( Corporation Secretariat ) का गठन किया जाएगा जिससे संबंधित विस्तृत प्रावधान राज्य 
मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की बैठक में अनुमोदित इस निगम के संगम अनुच्छेद के खंड - XV 
एवं XVII में वर्णित हैं । 

( vi ) नवगठित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में निदेशक मंडल के द्वारा एक कार्यकारी 
समिति ( Executive Committee ) की व्यवस्था की जाएगी जिससे संबंधित विस्तृत प्रावधान राज्य मंत्रिपरिषद् 
द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की बैठक में अनुमोदित इस निगम के संगम अनुच्छेद के खंड- XIX में वर्णित 
हैं जो बिहार राज्य पथ निर्माण निगम एवं बिहार राज्य नगर विकास निर्माण निगम के तर्ज पर होगा और इस 
नवगठित निगम की कार्यपद्धति पूर्णतः वाणिज्यिक सिद्धातों पर आधारित होगी । 

___ 3. बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व निबंधित संगम अनुच्छेद एवं संगम 
ज्ञापन को दिनांक 27 अप्रील 2010 के प्रभाव से और उसके संशोधित स्वरूप में नवगठित बिहार राज्य भवन 
निर्माण निगम लिमिटेड के संगम अनुच्छेद तथा संगम ज्ञापन को भी दिनांक 27 अप्रील 2010 के प्रभाव से 
स्वीकृति दी जाती है । 

4. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27 अप्रील 2010 की बैठक में स्वीकृत बिहार राज्य भवन निर्माण 
निगम के संगम अनुच्छेद तथा संगम ज्ञापन इस संकल्प का अभिन्न अंग होंगे । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में 

सर्व- साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति 
सभी विभाग , सभी विभागाध्यक्षों , महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ), बिहार तथा अन्य सभी संबंधितों 
को प्रेषित की जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 316-571 +500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


